रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3735 ] 
No. 37351 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


5619 GI / 2022 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 23082022-238291 

- 


तद्नुसार , भारत के राजपत्र 
संख्या का.आ. 631 ( अ ) , दिनांक 18 अप्रैल , 
18 फरवरी , 2008 ; संख्या का . आ . 


CG - DL - E - 23082022-238291 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 22 , 2022 / श्रावण 31 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 22 , 2022 / SHRAVANA 31 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अगस्त , 2022 

" 

का . आ . 3909 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के 
खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आंध्र प्रदेश सरकार राजपत्र भाग- I , असाधारण संख्या 484 , जी . 27 , 
दिनांक 03.04.2022 आंध्र प्रदेश जिला ( गठन ) अधिनियम , 1974 ( 1974 का अधिनियम संख्या 7 ) के अनुसार नए 
एन . टी . आर जिला के गठन के परिणामस्वरूप एवं आंध्र प्रदेश सरकार के राजपत्र भाग - I , असाधारण संख्या 1032 , जी . 
648 , दिनांक 29.06.2022 , आंध्र प्रदेश जिला ( गठन ) अधिनियम , 1974 ( 1974 का अधिनियम संख्या 7 ) के 
अनुसार मौजूदा कृष्णा जिले की सीमाओं को बदलने के परिणामस्वरूप कृष्णा जिले में राजस्व संभागों के परिणामी 
पुनर्गठन के अनुसार , केंद्र सरकार शिपिंग , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 
में भारत सरकार की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II धारा 3 , उप - धारा ( ii ) दिनांक 23 अप्रैल , 2007 में प्रकाशित 
अधिसूचना संख्या एस . ओ . 631 ( ई ) , दिनांक 18 अप्रैल , 2007 , की अनुसूची में संशोधन करती है और इस अधिसूचना के 
शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से , आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के निर्माण ( चौड़ाई / चार लेन , 
आदि ) , रखरखाव , प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) और ( 7 ) में उल्लिखित राज्य , 
जिलों , मंडलों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध 
में यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को 
करने के लिए सक्षम अधिकारियों के रूप में अधिकृत करता है । 


असाधारण भाग- II , खण्ड 3 , उपखण्ड ( ii ) में प्रकाशित मूल अधिसूचना 
2007 और बाद में संशोधित अधिसूचनाएं संख्या का.आ. 334 ( अ ) , दिनांक 
2365 ( अ ) , दिनांक 1 अक्टूबर , 2008 ; संख्या का . आ . 1541 ( अ ) , दिनांक 


( 1 ) 


2 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

24 जून , 2009 एवंसंख्या का.आ. 3756 ( अ ) , दिनांक 20 दिसंबर , 2013 को इस अधिसूचना के साथ अधिक्रमित किया 
जाता है । 


क्रमिक सक्षम प्राधिकारी 

संख्या 

1 


1 


2 


2 


अनुसूची 

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- NH65 तक की भूमि का अर्जन । 

भूमि का राज्य जिले का 

तालुक का नाम 

गांव का नाम 

विवरण 

नाम 

3 

राष्ट्रीय 

राजमार्ग 

संख्या 


सब कलेक्टर 


NH65 आंध्र 

प्रदेश 


के 

कि.मी. 

0 से 2 

तक 


राष्ट्रीय 
राजमार्ग 

संख्या 


जॉयंट कलेक्टर , 

कृष्ण , मचिलीपटनम के 


NH65 


कि.मी. 

2 से 


64.5 


4 


तक 


आंध्र 

प्रदेश 


5 


एनटीआर 


कृष्णा 


विजयवाड़ा पूर्व 


6 


कनकीपाडु 


पेनमालूरु 


पामिड़ीमुक्कला 


वुय्युरु 


पमारु 


1 विजयवाड़ा टाउन ( वीएमसी ) 

2 पाटमटा 


1 इडूप्पुगल्लू 

2 पुनाधीपाडू 

3 प्रोददुरू 

4 कोनाटनापाडू 


7 


5 दावुलरु 

6 चालीवेंद्ररापालेम 

7 कांकीपाडू ( सीटी ) 


1 

गोसाला 

2 पोरांकी 

3 ताडिगडपा ( सीटी ) 
4 गांगुरु 

5 

कानूरु 


1 

गुरजाडा 

2 गोपवनिपालेम 

3 तदांकि 


1 

2 


1 

2 

3 


वुयुरु 

आकुनूरु 


कणुमुरु 

कुरुमाडली 

बल्लीपरू 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गुदुरु 


मोव्वा 


मचिलिपट्नम 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


पेडामड्डुली 

कोडीपारु 

पमारु 

निभानुपुदि 

नेम्मकूरु 

निम्मलूरु 

कापवरम 

जुजवाराम 


1 तरकरू 

2 रामअरजुपलेम 

3 चिट्टीगुडुरु 

4 गुदुरु 

5 कोकनारायणपालेम 


1 नीडुमोळु 

1 सुल्ताननगरम गोल्लपालेम 

2 मछलीपट्टनम 


3 


[ फा . सं . NHAI / BOT / 11012 / 72 - LA / 2005 ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 22nd August , 2022 

S. O. 3909 ( E ) . – In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of Section 3 of the National Highways 
Act , 1956 ( 48 of 1956 ) , consequent to formation of new N.T.R. District vide Government of Andhra Pradesh Gazette 
Part - I , Extraordinary No. 484 , G.27 , dated 03.04.2022 as per Andhra Pradesh District ( Formation ) Act , 1974 ( Act 
No.7 of 1974 ) and consequent to altering the boundaries of the existing Krishna District vide Government of Andhra 
Pradesh Gazette Part - I , Extraordinary No.1032 dated 29.06.2022 , Revenue Department ( Lands - IV ) Restructioning of 
Revenue Divisions in Krishna District as per Andhra Pradesh District ( Formation ) Act , 1974 ( Act No.7 of 1974 ) , the 
Central Government hereby makes the amendment in the Schedule of notification of the Government of India in the 
Ministry of Shipping , Road Transport and Highways ( Department of Road Transport and Highways ) , number 
S.O.631 ( E ) , dated the 18th April , 2007 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) , dated the 23rd April , 2007 , and authorises the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule 
annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect 
from the date of publication of this notification in the Official Gazette , in respect of the stretch of land specified in the 
corresponding entry in column ( 3 ) of the said Schedule relating to Districts , Mandals and Villages mentioned in 
columns ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) and ( 7 ) of the Schedule for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of the National Highway No. 65 in the State of Andhra Pradesh . 


Accordingly , the Principal Notification published vide S.O.631 ( E ) , dated the 18th April , 2007 , in the Gazette 
of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 23rd April , 2007 and subsequently amended vide 
S.O.334 ( E ) , dated the 15th February , 2008 ; S.O.2365 ( E ) , dated the 1st October , 2008 ; S.O.1541 ( E ) , dated the 


4 


SI . CALA 

No. 


24th June , 2009 and S.O.3756 ( E ) , dated the 20th December , 2013 in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub section ( ii ) stands superseded with this notification . 

SCHEDULE 


1 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Sub Collector , 
Vijayawada 


Land acquisition on National Highway No.65 in the State of Andhra Pradesh . 

Stretch State 


3 


| 0KM Το 
2KM 


4 


ANDHRA 
PRADESH 


Joint Collector , 
Krishna , 2KM To ANDHRA 
Machilipatnam 
64.5KM PRADESH 


District 


NTR 


5 


KRISHNA 


Taluk / Mandal 


6 


Vijayawadad 

East 


Kankipadu 


Penamaluru 


Vuyyuru 


Pamarru 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


1 Edupugallu 

2 Punadipadu 

3 Prodduturu 


Name of the Village 


1 


1 Gosala 


4 Konatanapadu 

5 Davuluru 

6 Chalivendrapalem 

7 Kankipadu ( CT ) 


2 Poranki 


Vijayawada Town 
( VMC ) 


2 Patamata 


1 


3 Tadigadapa ( CT ) 

4 Ganguru 


5 KANURU 


2 


1 Gurazada 


Pamidimukkala 2 Gopuvanipalem 


1 


2 


3 Tadanki 


3 


7 


Vuyyuru 


Akunuru 


Kanumuru 


Kurumaddali 


Balliparru 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Guduru 


Movva 


Machilipatnam 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


Pedamaddali 


Kondiparru 


Pamarru 


Nibhanupudi 

Nemmakuru 


Nimmaluru 


Kapavaram 

Jujjavaram 


1 Tarakaturu 


2 Ramarajupalem 

3 Chittiguduru 


4 Guduru 


5 Kokanarayanapalem 


1 Nidumolu 


1 Sultannagaram Gollapalem 

2 Machilipatnam 


5 


[ F. No. NHAI / BOT / 11012 / 72 - LA / 2005 ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 


and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 22.08.23 15:48:41 +05 : 30 

Digitally signed by ALOK KUMAR 


